निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


र 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


23 पौष 1937 ( श ० ) 
( सं 0 पटना 33) पटना , बुधवार , 13 जनवरी 2016 


सामान्य प्रशासन विभाग 


1 . 


अधिसूचनाएं 

5 जनवरी 2016 
सं 015 / बि 0 स 0 से0-25-02 / 2013-69 - सा 0 प्र 0 - बिहार सचिवालय सेवा अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम , 
3 , 2008) की धारा -19 की उप - धारा ( 2) में प्रदत्त शक्तियों के अधीन निर्मित बिहार सचिवालय सेवा ( सहायक ग्रेड 
प्रशिक्षण ) विनियमावली, 2008 में संशोधन करते हुये उक्त अधिनियम की धारा -11 के आलोक में निम्नलिखित 
विनियमावली बनायी जाती है: 

संक्षिप्त नाम , विस्तार एवं प्रारंभ: 
(i) यह विनियमावली बिहार सचिवालय सेवा ( सहायक ग्रेड प्रशिक्षण ) (द्वितीय संशोधन ) 

विनियमावली, 2015 कही जा सकेगी । 
( ii ) इसका विस्तार बिहार राज्य सरकार के सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों तक सीमित रहेगी । 
( iii) 

यह तुरंत प्रवृत्त होगी । 
संशोधनः 
(i) बिहार सचिवालय सेवा ( सहायक ग्रेड प्रशिक्षण) विनियमावली, 2008 के नियम -5 में निम्नांकित 

विषयों को जोड़ा जाता है: 


2 . 


( xv ) Office Disaster Management 
( xvi ) Prevention of SexualHarrassment at Work Place 
( xvii ) स्वच्छता एवं स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दे एवं बिहार उपचार नियमावली 
( xviii) बिहार सेवा संहिता के तहत ग्रहणाधिकार व वाह्य सेवा 
( xix ) 
( xx ) सामान्य विधि व नैसर्गिक न्यायः परिचय 
( xxi ) बिहार कोषागार संहिता 
( xxii ) न्यायालयी मामले की प्रक्रिया व तथ्य विवरणी तैयार करना । 


नैतिकता व मूल्य 


2 


बिहार गजट ( असाधारण ), 13 जनवरी 2016 

a ) अवमानना वाद व कारण पृच्छा 
b ) मेमोरेन्डम की प्रक्रिया 
c ) प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया 
d ) एल0 पी 0 ए0 की प्रक्रिया 

e) आई0 एल 0 ए0 की प्रक्रिया व उत्तर 
( xxiii ) विभागीय कार्यवाही – व्यावहारिक दृष्टिकोण 
( xxiv ) 

केन्द्र सरकार के पत्र व पत्राचार का तरीका 
( xxv ) निगरानीवाद व बिहार विशेष न्यायालय 
( xxvi) व्यक्तिगत वित्तीय प्रबंधन 
( xxvii) अंकेक्षण प्रक्रिया, आपत्ति एवं निराकरण 
( xxviii) स्थानीय परिभ्रमण ( शनिवार व रविवार) 
( xxix ) सप्ताहांत में एक घंटे की जांच परीक्षा 
( xxx ) रोस्टर का व्यावहारिक अनुप्रयोग 
(xxxi ) उद्घाटन समारोह, समापन समारोह, आईस ब्रेकिंग 
( xxxii ) सूचना प्रौद्यौगिकी कौशल एवं उनका अनुप्रयोग 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

राजेन्द्र राम , 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक , 


सचिवालय 

मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित। 
बिहार गजट ( असाधारण ) 33-571 + 1000 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


